रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004 /995 


REGD . NO D . L. -33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY ; 

भाग I - खण्ड 1 
PART I --- Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 271 ] 
No. 271 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , दिसम्बर 7 , 1999 / अग्रहायण 16, 1921 
NEW DELHI, TUESDAY , DECEMBER 7 , 1999 /AGRAHAYANA 16 , 1921 


- 


- 


- - - - - - -- - - - - -- - - -- - - - - 


- - - - 


( 3 ) क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) , सदस्य - संयोजक 

ए. टी . आई. कैम्पस , विद्यानगर, 

हैदराबाद- 500007 
3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : -- 


श्रम मंत्रालय 
केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड 

संकल्प 
नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1999 

सं . यू.- 23013 / 23 / 99 - एल . डब्ल्यू . - ठेका श्रम 
( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड, भारत 
हैवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड , हैदराबाद के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम को 
समाप्त करने के प्रश्न की जांच करने के लिए समिति गठित करता है । 

समिति का संघटन और उसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार 
होंगे : 
( 1 ) श्री एन, सुन्दरेसन , 

सदस्य 
महासचिव , 
दक्षिण मध्य रेल मजदूर संघ , 
सं. 405 , श्री रंगा अपार्टमैन्ट्स , 
केपेज हाई स्कूल के सामने, 

सिकन्दराबाद -500071 
( 2 ) श्री वी . एस . राव , 

सदस्य 
कार्यकारी प्रबंध निदेशक , 
वी. बी . सी . इंडस्ट्रीज लिमिटेड , 
6 - 2 - 913/ 914, तृतीय तल , 
प्रोग्रेसिव टावर, खैराताबाद, 
हैदराबाद - 500004 


" भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड , हैदराबाद में बी . एच. ई. एल . 
ठेका श्रम सहकारी समिति, रामचंद्रा पुरम , हैदराबाद द्वारा लगाए गए 
ठेका श्रमिकों द्वारा किए गए विभिन्न जॉब /कार्यों में ठेका श्रम प्रणाली 
के कार्यचालन का अध्ययन करना और उपयुक्त अनुशंसाएं करना कि 
क्या ठेका श्रम ( विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 
10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड , 
हैदराबाद के प्रतिष्ठान में उपर्युक्त जॉब/ कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन 
को प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं । समिति संबंधित मुद्दों की 
कानूनी और प्रक्रिया संबंधी शाखाओं, कार्य की प्रकृति, ठेका और यदि 
ठेका श्रम का उत्सादन होता है तो सहकारी समिति की स्थिति की जांच 
करेगी । " 

4. समिति का मुख्यालय हैदराबाद में होगा । समिति को अपनी 
रिपोर्ट सरकारी गजट में इस संकल्प के प्रकाशन की तिथि के तीन माह 
के भीतर प्रस्तुत कर देनी चाहिए । 

के. कृष्णामूर्ति, सचिव 


MINISTRY OF LABOUR 
CentralAdvisory Contract Labour Board 

RESOLUTION 
New Delhi, the 7th December, 1999 

No. U - 23013/ 23/ 99 - LW. - -In exercise of the 
powers conferred by Section 5 of the Contract Labour 


3580 GI/ 99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I - SEC 1] 


संकल्प 


नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1999 


(Regulation and Abolition ) Act, 1970, the Central 
Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a 
Committee to go into the question of abolition of contract 
labour in the establishment of Bharat Heavy Electrical 
Limited, Hyderabad . 

2 . The composition of the committee and its 
Lerns of reference will be as widet : 
(1 ) Shri N. Sundaresan , 

Meinber 
General Secretary, 
South Central Rly. 
Mazdoor Union , 
No. 405 Sri Ranga Apartments, 
Opp. To Keyes 
High School, 

Secunderabad -500071 
(2 ) Shri V. S . Rao. 

Member 
Executive Managing Director, 
V . B . C . Industries Limited , 
6 - 2 - 913/ 914, 3rd Floor, 
Progressive Tower, Khairatabad 

Hyderabad -500004 . 
( 3 ) The Regional Labour Commissioner Member 

( Central ), ATI Campus, Vidyanagar, Convener 
Hyderabad- 500007 . 


सं . यू .- 23013 / 24 / 99 - एल .डब्ल्यू . - - ठे का श्रम 
( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड , 
दामोदर वैली कार्पोरेशन , दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के प्रतिष्ठान में ठेका 
श्रम को समाप्त करने के प्रश्न की जांच करने के लिए समिति गठित 
करता है । 

2. समिति का संघटन और उसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार 
होंगे : 

( 1 ) श्री यू. एम . शंकर दास , सदस्य 

सचिष, 
इंडियन नेशनल माइन 
वर्कर्स फैडरेशन , फ्लैट नं . 
403, हारमनी एपार्टमैन्टस, 
आफिसर्स कालोनी , पी. ओ. 
आर . के . पुरम, सिकन्दराबाद 

500 556 ( आन्ध्र प्रदेश ) 
( 2 ) श्री सी. एच. खिश्ती, 

सदस्य 
निदेशक ( कार्मिक ) , 
सैंट्रल कोल इंडिया लिमिटेड 
10 , नेताजी सुभाष रोड़, 

कलकत्ता - 700 001 
( 3 ) क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) सदस्य- संयोजक 

आसनसोल 
3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : 
" दामोदर वैली कार्पोरेशन, दुर्गापुर, पश्चिम, बंगाल के अंतर्गत दुर्गापुर 
थर्मल पावर स्टेशन के अंदर और बाहर के स्थानों में वन कामगारों द्वारा 
किए गए कालोनी को सुन्दर बनाने के विभिन्न जॉब/कार्यों में ठेका श्रम 
प्रणाली के कार्यचलन का अध्ययन करना और उपयुक्त अनुशंसाएं 
करना कि क्या ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम , 
1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए दामोदर वैली 
कापोरेशन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के प्रतिष्ठान में उपर्युक्त जॉय /कार्यों 
में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए या नहीं । " 

4. समिति का मुख्यालय आसनसोल में होगा । समिति ठेका 
श्रम (विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की अनुप्रयोज्यता 
की तुलना में तथ्यों , जऑष की प्रकृति और इन ठेकागत कामगारों की 
कानूनी स्थिति की जांच करेगी और 31 - 03 - 2000 तक अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत करेगी । 

के . कृष्णामूर्ति, सचिव 


3 . The terms of reference of the proposed committec 
would be as follows :-- 


" To study the working of contract labour system in 
various jobs/works perſormed by contract labourers 
supplied by the BHEL Labour Contract Co -operative 
Society, Ramchandra Puram, Hyderabad to the 
establishment of Bharat Heavy Electrical Limited , 
Hyderabad and to make suitable recommendations 
whether or not the employment of contract labour in above 
jobs/works in the establishinent of BharatHeavy Electrical 
Limited , Hyderabad be prohibited keeping in view the 
provisions of Section 10 of the Contract Labour 
( Regulation and Abolition ) Act , 1970 . The Committee 
will look into the legal and procedural remifications of 
issues involved , nature of activity and the contract and 
the status of the society iſ the contract labour sysleni is 
abolished. " 


4 . The Headquarter of the Committec will be at 
Ilyderabad . The Committee should submit its report within 
three months from the date of publication of this 
Resolution in the Official Gazette , 


K . KRISHNAMOORTHY, Secy . 


= - = - - - 


-- - - - 


- -- -- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


-- - - - 


-- - - 


- 


- - - - 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र : अलाधारण 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
RESHA UTION 

खाध निगम के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम के उन्मूलन के प्रश्न की जांच 

पड़ताल करने के लिए एक समिति का गठन करता है । 
New Delhi , he 7th December, 1999 
No. U - 23013/ 24/ 99 - LW. --In exercise of the 

2. समिति का संघटन और इसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार 
powers conferred by Section 5 of the Contract Labour 

होंगे 
(Regulation and Abolition ) Act, 1970 , the Central 
Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a 

( 1 ) श्री शंकर साहा सचिव, यूटक , सदस्य 
Committee to go into the question of abolition of contract 

लेनिन सरणि , 77/2/1, लेनिन 
labour in the establishment of Damodar Valley 

सरणि , कलकत्ता - 700013 
Corporation, Durgapur, West Bengal . 

( 2 ) श्री राज कुमार , 
2 . The composition of the committee and its 

कार्यकारी निदेशक , प्रतिष्ठान 
terms of reſerence will be as under : 

( औद्योगिक संबंध), रेलवे 
( 1 ) Shri U . M. Shankar Das, Secretary Mermber 

बोर्ड, कमरा संख्या 534 - सी , 
Indian NationalMine Workers Federation , 

रेलवे बोर्ड , रेल मंत्रालय, 
Flat No. 403 . Harmony 

नई दिल्ली - 110001 
Apartments, Officers Colony, 
P. O . R. K . Puram, 

( 3 ) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ), सदस्य 
Secunderabad - 500556 ( AP ) 

39/ 1329, कालाथीपराम्बिल रोड, संयोजक 
(2 ) Shri C . H . Khisty, Director (Pers.) Meniber 

एर्नाकुलम, कोचीन - 682016 
Central Coal India Ltd ., 

3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थविषय निम्नानुसार होंगे : 
10, Netaji Subash Road , 
Calcutta - 700001 

" खाधानों की देखभाल के कार्यों अथवा प्रक्रियाओं, कार्य 

प्रचालन, जिसमें परिवहन के किसी साधन से उन्हें लादना एवं उतारना, 
( 3) The Regional Labour Commissioner Member 

वेस्ट हिल , चेलाकुडी, मवेलीकारा, कुन्डारा ( ए आर डी सी हायर्ड ) , 
( Central), Asansol 

Convener 

केरल में भारतीय खाद्य निगम के प्रतिष्ठान में उनके डिपो/ गोदामों में 
3 . The terms of reference of the proposed committee 

भंडारण और ढेर लगाना शामिल है , में ठेका श्रम प्रथा के कार्यकरण का 
would be as follows : 

अध्ययन करना और इस बारे में उपयुक्त सिफारिशें करना कि ठेका 
" To study the working of contract labour system in श्रम ( विनियमन एवं उत्पादन ) अधिनियम,1970 की धारा 10 के 
various jobs /works of Colony Beautification work done 

उपबंधों को ध्यान में रखते हुए बेस्ट हिल, चेलाकुडी, मलीकारा , 
by the Forest Workers in places inside and outside 

कुन्डारा, केरल में भारतीय खाद्य निगम के प्रतिष्ठान में उनके डिपो/ गोदामों 
Durgapur Thermal Power Station under Damodar Valley 
Corporation, Durgapur, West Bengal and to inake suitable 

में उपर्युक्त कार्यों में ठेका श्रम का नियोजन प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा 
recommendations whether or not the employinent of 
contract labour in above jobs/works in the establishment 

4. समिति का मुख्यालय कोचीन में होगा । समिति को छ: माह 
of Damodar Valley Corporation , Durgapur, West Bengal 

के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देनी चाहिए । 
be prohibited keeping in view the provisions of Section 
10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act, 

के. कृष्णामूर्ति, सचिव 
1970, 

RESOLUTION 
4 . Thc Headquarter of the Committee will be at 

New Delhi, the 7th December, 1999 
Asansol. The Committe shall go into the issue on facts. 
nature of job and the legal position of these contract 

No. U - 23013/25/99- LW . - In exercise of the powers 
workers vis-a - vis the applicability of the Contract Labour conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation 
(Regulation and Abolition ) Act, 1970 and shall submit 

and Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract 
its report by 31 - 01- 2000 . 

Labour Board hereby constitutes a Committee to go into 

the question of abolition of contract labour in the 
K . KRISHNAMOORTHY, Secy 

establishment of Food Corporation of India . 
संकल्प 

2 . The composition of the committec and its (cris 

of reference will be as under : 
नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1999 

(1 ) Shri Shankar Saha . 

Member 
संख्या यू- 23013 / 25 / 99- एल. डब्ल्यू. - ठेका श्रम ( विनियमन 

Secretary ,UTUC . Lenin 
एवं उत्पादन ) अधिनियम , 1970 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

Sarani, 77 / 2 / 1, Lenin Sarani. 
हुए , केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड एतदद्वारा केरल में भारतीय 

Calcutta- 700013 


नहीं । " 


PART I - SEC. I 


- - 


- 


- 


- 


- - 


सदस्य 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

...- . - - 
Shri Raj Kumar, 

Member 

( 2 ) श्री बी . के . बाहुमानी, 
Executive Director, 

कार्यकारी निदेशक , 
Establishinent (Industrial 

सिविल इंजीनियरिंग ( जी ), 
Relation ), Railway Board , 
Room No . 534 - C , Railway 

रेलवे रोड, कमरा नं. - 136 
Board , Ministry of Railways. 

रेल मंत्रालय , 
New Delhi- 110001 

नई दिल्ली - 110001 


( 3 ) 


Member 
Convenor 


The Regional Labour 
Commissioner ( Central), 
39 /1329, Kalathiparambil 
Road , Ernakulam , 
Cochin - 682016 


( 3 ) क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ), 

राजगढ़ रोड , चाँदमारी , 
गुवाहटी- 781003 


सदस्य 
संयोजक 


3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : 


3 . The termsof reference of the proposed committee 
would be as follows : - -- 


" To study the working of contract labour system in 
jobs/works of process , operation of work of handling of 
foodgrains, including their loading and unloading from 
any means of transport , storing and stacking in the 
establishment of Food Corporation of India at their 
depots/ godown at West Hills , Chalakudy, Mavelikara, 
Kundara (ARDC Hired ), Kerala and to make suitable 
recommendations whether or not the employment of 
contract labour jn above jobs/works in the establishment 
of Food Corporation of India at their dcpots/godown at 

West Hills , Chalakudy, Mavelikara, Kundara, Kerala be 
prohibited keeping in view the provisions of Section 10 
of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act. 
1970 ". 


" उत्पादन ( गैस ), उत्पादन ( तेल ), डी. सी . एस ., उत्पादन 
( तेल), सलमारी उत्पादन ( तेल ), खरसंग फील्ड, उत्पादन ( तेल), 
दिगबोई फील्ड, उत्पादन, उत्पादन एस/ आर, उत्पादन (टैंक फर्म ), 
मैट्रियल्स , मैट्रियल्स खरसंग, दिगबोई फील्ड , ड्रीलिंग, कैसिंग, ड्रीलिंग 
सीमेन्टिंग , इंस्ट्र मन्टेशन तथा फील्ड कम्यूनिकेशन, इलेक्ट्रिकल 
डिस्ट्रिब्यूशन, इलेक्ट्रिकल ( रिंग सेक्शन ) एल. पी. जी., डी. जी. पी. एल., 
खेल लोजिंग, सी . एन. डी., केमिकल एम ई एस, दिगबोई ऑयलफील्ड, 
इलैक्ट्रिकल ( डिगबोई ), सुरक्षा, सिविल इंजीनियरिंग, जे. ई. हेल्पर, 
जनरल इंजीनियरिंग जी. डी . ए. पी ., उत्पादन ( डिगबोई ), उत्पादन 
अनुभाग - IV और भारतीय तेल लिमिटेड, दुलियाजन असम के प्रतिष्ठान 
में मेडिकल सेनीटेशन विभागों में विभिन्न अकुशल जोंबों/कार्यों में 
ठेका श्रम प्रणाली के कार्यचालन का अध्ययन करना और उपयुक्त 
अनुशंसाएं करना कि क्या ठेका श्रम ( विनियमन और उत्पादन ) 
अधिनियम , 1970 की धारा 10 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए 
भारतीय तेल लिमिटेड , दुलियाजन, असम के प्रतिष्ठान में विभिन्न 
अकुशल जॉबों/ कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया 
जाये या नहीं । " 


__ _ 4. The Headquarter of the Committee will be at 
Cochin . The Committee should submit its report within 
six months . 


K . KRISHNAMOORTHY . Secy. 


4. समिति का मुख्यालय गुवाहाटी में होगा । समिति 
30 - 4 - 2000 अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । 


संकल्प 


नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1999 


के . कृष्णामूर्ति , सचिव 


RESOLUTION 


New Delhi, the 7th December, 1999 


संख्या यू - 23013 / 26 / 99 - एल. डब्ल्यू. - ठेका श्रम (विनियमन 
एवं उत्पादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड, भारतीय तेल 
लिमिटेड , दुलियाजन, असम के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम को 
समाप्त करने के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति गठित 
करता है । 


No. U - 23013 / 26 / 99 - LW . — In exercisc of the powers 
conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation 
and Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract 
Labour Board hereby constitutes a Comnittee to go into 
the question of abolition of contract labour in the 
establishment of Oil India Limited , Duliajan , Assam . 


2. समिति का संघटन और उसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार 


2 . The composition of the committee and its terms 
of reference will be as under : - - 


सदस्य 


( 1 ) 


Member 


( 1 ) श्री शंकर साहा, 

सचिव, यू. टी. यू. सी ., 
लेनिन सरणि , 77/ 2/ 1, 
लेनिन सरणि, कलकत्ता - 700013. 


Shri Shankar Saha , 
Secretary. UTUC, Lenin 
Sarani, 77 /2 / 1, Lenin Sarani, 
Calcutta - 700013 


- 


= 


= 


= 


= 


= 


= 


= 


= 


[ 477 1 - 45 11 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
= = = = 

= - = - = - = - = - = - = - = - = -= - =- = - - = = = 
(2 ) Shri V . K , Bahunani 

Member Materials , Materials Kharsing. Digboi Field . Drilling . 
Executive Director. 

Casing Drilling Cementing, Intrumentation & Ficld 
Civil Engineering (G ) 

Communication . ElectricalDistribution , Electrical (Rig 
Railway Board , 

Section ) L . P.G ., D .G .P.L ., Well Logging , C . N . D .. 
Room No. 136 , 

Chemical, M . E . S., Digboi Oil Field, Electrical ( Digboi). 
Ministry of Railways. 

Security, Civil Enginecring. J. E . Heleper, General 
New Delhi- 110001 

Engineering , G . D . A P., Production (Digboi), Production 
(3 ) The Regional Labour Member 

Section TV and Medical Sanitation Departments in the 
Commissioner ( Central) . Convenor 

Establishment of Oil India Limited ,Duliajan , Assam and 
Rajgarh Road . 

to make suitable recommendations whether or not the 
Chandmari, 

einployment of contract labour in the various unskilled 
Guwahati - 781 003 

jobs/works in the above departments of the establishment 

of Oil India Limited , Duliajan , Assam bc prohibited 
3 . The terms of reference of the proposed commiltec 

kecping in view the provisions of Section 10 of the 
would be as follows : 

Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act , 1970 " . 
" To study the working of contract labour systein in 

4 . The Headquarter of the Committec will be at 
various unskilled jobs/works in the Production (Gas). Guwahati. The Committec should submit its report by 
Production (Oil ), DCS , Production (Oil), Salmari, 

30 -04 - 2000 
Production (Oil), Kharsang Field , Production (Oil), 
Digboi Field , Production S /R , Production ( Tank Firm ). 

K . KRISHNAMOORTHY . Secy. 


- 


- - - - 


- - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


- - 


I - - - 


Printed by the Manager, Govt. of Indiu Press . Ring Road , Maynpuri, New Dellu - 110064 

and Publislied by the Controller ud Publications, Delhi- 110054 . - 1994 


